पंजीकृत संख्या - यू0 ए0 / डी 0 ओ0 / डी 0 डी 0 एन0 / 30 / 2012-14 

( लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट ) 


सरकारी गजट, 

उत्तराखण्ड 
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

रुड़की 


खण्ड -16] रुड़की, शनिवार, दिनांक 11 अप्रैल, 2015 ई0 ( चैत्र 21 , 1937 शक सम्वत् ) 

[ संख्या -15 
विषय - सूची 
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग - अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग - अलग खण्ड बन सकें 
विषय 

वार्षिक चन्दा 


पृष्ठ संख्या 


रु ० 


3075 


255-274 


1500 


179-188 


1500 


975 


सम्पूर्ण गजट का मूल्य 
भाग 1 - विज्ञप्ति - अवकाश , नियुक्ति , स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण , 

अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 
माग 1 - क - नियम , कार्य-विधियां, आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको 

उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के 

अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 
भाग 2 - आज्ञाएं , विज्ञप्तियां , नियम और नियम विधान , जिनको केन्द्रीय 

सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया , हाई 
कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे 

राज्यों के गजटों के उद्धरण 
भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़..पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड 

एरिया , टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा 
पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों 

अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया 
भाग 4 - निदेशक , शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड 
भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड 
भाग 6 - बिल , जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए 

जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों 

की रिपोर्ट 
भाग 7 - इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य 

निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां 
भाग 8 - सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 
स्टोर्स पर्चेज - स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ - पत्र आदि 


975 


975 


975 


975 


975 


975 


1425 


255 - क 


256 


उत्तराखण्ड गजट , 11 अप्रैल, 2015 ई० ( चैत्र 21, 1937 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


भाग 1 
विज्ञप्ति - अवकाश, नियुक्ति, स्थान- नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 

विधान सभा सचिवालय , उत्तराखण्ड 

( अधिष्ठान अनुभाग) 
विज्ञप्ति / नियुक्ति 
27 जनवरी, 2015 ई ० 


संख्या 85 / वि 0 स 0 / 09 / अधि 0 / 2001 - उत्तराखण्ड विधान सभा सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की 
शर्ते ) की नियमावली के नियम -17 के अन्तर्गत गठित चयन समिति की संस्तुतियों के अनुक्रम में विधान सभा 
सचिवालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या -129 / वि ० स ० / अधि 0 / 08 / 2001, दिनांक 18 जनवरी , 2001 द्वारा वेतनमान 
₹ 18400-500-22400 पुनरीक्षित वेतनमान ₹ 37400-67000 ग्रेड पे ₹ 10000 में सृजित सचिव , विधान सभा के 
एक स्थायी पद के सापेक्ष श्री जगदीश चन्द्र को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मा ० अध्यक्ष, विधान सभा के 
आदेशानुसार एतद्वारा नियुक्त किया जाता है । 


आज्ञा से , 


जयदेव सिंह, 
प्रमुख सचिव, विधायी एवं संसदीय कार्य, 

उत्तराखण्ड शासन । 


चिकित्सा अनुभाग -2 

अधिसूचना 
कार्यभार ग्रहण 


30 जनवरी , 2015 ई ० 
संख्या 20 / XXVIII-2 /09( 49) 2007- एतद्द्वारा पी ० एम ० एच ० एस० संवर्ग के वरिष्ठ चिकित्साधिकारी 
(फिजिशियन ) डा 0 राकेश मोहन को वरिष्ठ चिकित्साधिकारी (फिजिशियन ) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की 
श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

डा 0 राकेश मोहन वरिष्ठ चिकित्साधिकारी (फिजिशियन ) की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे । 

डा 0 राकेश मोहन की अनुपस्थित अवधि के दौरान वेतन आहरण / अवकाश स्वीकृति / सेवा सम्बन्धी अन्य लाभ 
के सम्बन्ध में पृथक से निर्णय लिया जायेगा । 

यह आदेश मा ० लोक सेवा अधिकरण में योजित निर्देश याचिका संख्या -30 / 2012, डा 0 राकेश मोहन बनाम 
उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 16-04-2014 के अनुपालन में निर्गत किये जा रहे हैं । 


2 . 


3 . 


4 . 


आज्ञा से , 


ओम प्रकाश, 


प्रमुख सचिव । 


257 


भाग 1 ] 

उत्तराखण्ड गजट, 11 अप्रैल, 2015 ई० ( चैत्र 21 , 1937 शक सम्वत् ) 

सिंचाई अनुभाग -1 

कार्यालय ज्ञाप 

07 जनवरी, 2015 ई ० 
संख्या 3229 / II -2014-01 (25)/ 2014- एतद्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या 2750 / II-2014-01( 25)/2014 , 
दिनांक 29-09-2014 के क्रमांक 19 पर अंकित श्री भुवन चन्द्र उपाध्याय नवप्रोन्नत संहायक अभियन्ता (सिविल ) 
की पदस्थापना सिंचाई खण्ड, रानीखेत उपखण्ड -1, स्याल्दे के स्थान पर आंशिक संशोधन करते हुए सिंचाई 
खण्ड, पिथौरागढ़ ( उपखण्ड -- 1 ) में की जाती है । 

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे । 


एम ० एच० खान, 


प्रमुख सचिव । 


वन एवं पर्यावरण अनुभाग -1 

विज्ञप्ति / सेवानिवृत्ति 

08 जनवरी, 2015 ई ० 
संख्या 5100 / X- 1-2014-14 (09 )/ 2014- श्री जी 0 बी 0 सिंह , कार्ययोजना अधिकारी, टिहरी वन प्रभाग , 
नई टिहरी, जिनकी जन्म तिथि 12-02-1955 है , 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 28-02-2015 के 
अपरान्ह को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो जायेंगे । 


डॉ ० रणबीर सिंह, 


प्रमुख सचिव । 


सिंचाई अनुभाग -1 

विज्ञप्ति / पदोन्नति 

02 फरवरी, 2015 ई ० 
संख्या 126 / II- 2015-01 (81)/ 2003-सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत निम्नलिखित सहायक अभियन्ता 
( यांत्रिक ) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वेतनमान ₹ 15600-39100 सदृश्य ग्रेड वेतन ₹ 6600 में 
अधिशासी अभियन्ता (यांत्रिक ) के पद पर पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 

श्री श्याम सिंह चौहान 
श्री गोकरन सिंह 


1 . 


2 . 


2 . उक्त पदोन्नत कार्मिकों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा अवधि 
पर रखा जायेगा । 


3 . 


उक्त पदोन्नत अधिकारियों को वर्तमान कार्यस्थल पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा तथा इनकी 
पदस्थापना के आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे । 


आज्ञा से , 


एम ० एच० खान, 


प्रमुख सचिव । 


258 


उत्तराखण्ड गजट, 11 अप्रैल, 2015 ई ० ( चैत्र 21, 1937 शक सम्वत्) 

[ भाग 1 
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग -2 

विज्ञप्ति / सेवानिवृत्ति 

07 फरवरी, 2015 ई ० 
संख्या 61 / 15 - XIX-2/ 30 खाद्य / 2014 - श्री विक्रम सिंह यादव, मुख्य विपणन अधिकारी, खाद्य एवं 
नागरिक आपूर्ति विभाग, दिनांक 31 मार्च, 2015 के अपरान्ह् में अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सरकारी सेवा से 
सेवानिवृत्त होंगे । 


राधा रतूड़ी, 


प्रमुख सचिव । 


प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग 

विज्ञप्ति / नियुक्ति 

03 जनवरी, 2015 ई ० 
संख्या 1004 / XLI- 1/ 14-104/ 14- प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राजकीय पॉलिटेक्निक 
संस्थानों में सीधी भर्ती के प्रवक्ता, अंग्रेजी के रिक्त पदों पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा संस्तुत किये 
गये निम्न तालिका में उल्लिखित अभ्यर्थियों को श्री राज्यपाल महोदय उनके सम्मुख कॉलम -4 में निर्दिष्ट राजकीय 
पॉलिटेक्निक संस्थान में वेतनमान ₹ 15600-39100 ग्रेड पे ₹ 5400 में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पैरा -2 
एवं 3 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियुक्त / तैनात करते हुए दो वर्ष की परिवीक्षा पर रखने की 
सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 
अभ्यर्थी का नाम पत्र व्यवहार का पता 

तैनाती स्थल 


कृ.सं. 


1 


2 


3 


निवास , 


2 3 

4 
श्री शैलेन्द्र जोशी शांति प्रवास, सी.एम.टी. कालोनी, गली रा.पा. दन्या, जनपद 

नम्बर -02, ग्राम डहरिया, पोस्ट - मानपुर अल्मोडा 

( पश्चिम), हल्द्वानी, ( नैनीताल) -263139 
श्री सुदर्शन सिंह पुत्र श्री गोविन्द सिंह, ग्राम - धारघट, पो. रा.पा. चोपता, 
-मेहलचौंरी, तहसील 

गैरसैण, जनपद रूद्रप्रयाग 
जनपद - चमोली 246431 
श्री विजय सिंह सरस्वती 

त्यूनरा, रा.पा. 

भीमताल, 
मेहता अल्मोडा -263601 

जनपद नैनीताल 
House Name- Pritha , Vill - Piyana , Post- | रा.पा. कपकोट, 
Degree College, Distt- Pithoragarh- | जनपद बागेश्वर 

262501 
सुश्री नीलम सिंह C/o Mr. Sardar Singh Chauhan , Vijay रा.पा. क्वांसी 
रावत Park Extension, Lane no.- 7 , House No. 

( चकराता), जनपद 
160, Dehradun- 248001 

देहरादून 
सुश्री कनिका कनिका, विपणन निरीक्षक, वरिष्ठ रा.पा. प्रतापनगर, 

विपणन निरीक्षक कार्यालय, रूडकी जनपद टिहरी 

हरिद्वार-247667 
सुश्री हिमानी बिष्ट 

ग्राम - जौलचौरा , पो . भगोती, तहसील | रा.पा. चम्पावत, 
चौखुटिया, अल्मोडा -263656 

जनपद चम्पावत 


श्री संजीव कुमार 


5 


7 


259 


3 


भाग 1] 

उत्तराखण्ड गजट , 11 अप्रैल, 2015 ई ० ( चैत्र 21 , 1937 शक सम्वत् ) 
2 उपरोक्तानुसार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित प्रवक्ताओं की सेवाएं " उत्तराखण्ड 
प्राविधिक शिक्षा राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली, 2009 " के संगत सेवा नियमों तथा ऐसी 
समस्त सेवा शर्तों के आधार पर होगी, जो समय - समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायेगी । 
( 2.1) उक्त नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है । यदि स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं प्रागवृत्त 

सत्यापन, आरक्षित श्रेणी संबंधी प्रमाण पत्रों के सत्यापन आदि में कोई प्रतिकूल 
तथ्य / रिपोर्ट प्राप्त होती है, तो संबंधित अभ्यर्थी की नियुक्ति स्वतः ही निरस्त 

समझी जायेगी । 
( 2.2) संबंधित प्रवक्ताओं को निर्देशित किया जाता है कि वह इस विज्ञप्ति पत्र जारी 

होने की तिथि से एक माह के अन्दर अपनी योगदान आख्या संबंधित संस्थानों 
में उपलब्ध कराते हुए प्राविधिक शिक्षा निदेशालय , श्रीनगर एवं शासन को 

अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे । 
(2.3) परिवीक्षा के दौरान नवचयनित प्रवक्ताओं द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं आदेशों का 

अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा । 
तैनाती स्थल / संस्थान में रिपोर्ट करने के उपरान्त निम्न सूचनाएं एवं प्रमाण पत्र शासन 
में प्रस्तुत करने अनिवार्य होगें, तदोपरान्त ही योगदान सूचना स्वीकार की जायेगी: 

(3.1 ) मुख्य चिकित्सा अधिकारी का निर्धारित प्रपत्र में स्वस्थता प्रमाण - पत्र । 
( 3.2) समस्त चल एवं अचल सम्पति से संबंधित घोषणा, जिसके वे स्वामी हों । 
( 3.3 ) अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र एवं राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा के 

संबंध में घोषणा पत्र । 
( 3.4) एक से अधिक जीवित पति / पत्नी न होने की घोषणा / शपथ पत्र । 
( 3.5 ) इंडियन आफिशियल सीकेट एक्ट -1923 के प्राविधानों को पढ़ें जाने का प्रमाण 

पत्रा 
( 3.6) दो राजपत्रित ऐसे अधिकारी, जो सकिय सेवा में हों, किन्तु उनके संबंधित न हों , 

के द्वारा जारी प्रमाण पत्र । 
( 3.7) शैक्षिक योग्यता, आयु एवं जाति से संबंधित मूल प्रमाण पत्र एवं उसकी एक 

प्रमाणित प्रति । 
(3.8 ) लिखित रूप से एक " Under Taking " कि यदि पुलिस सत्यापन चरित्र एवं 

प्रागवृत्त के सत्यापन तथा चिकित्सा परीक्षण के पश्चात उन्हें सरकारी सेवा के 

लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति निरस्त समझी जाय । 
( 3.9 ) आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के प्रमाण - पत्रों की जांच, संबंधित जिलाधिकारियों से 

कराये जाने के उपरांत यदि कोई प्रमाण पत्र जाली / त्रुटिपूर्ण पाया गया, 

तो ऐसे अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन / नियुक्ति निरस्त समझी जायेगी । 
यह नियुक्ति / तैनाती मा . उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय नैनीताल में लम्बित रिट याचिका 
संख्या -305( एस.बी.) / 2013 श्री खगेन्द्र अवस्थी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य , 
रिट याचिका संख्या -111(एस.बी.) / 2014 श्री पूरन सिंह राणा एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य 
व अन्य तथा पी.आई.एल. संख्या -67 / 2011 में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन 
रहेगी । 

अतः उपरोक्त तालिका में उल्लिखित नवचयनित प्रवक्ताओं को सूचित किया जाता है 
कि यदि वह उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक हैं , तो प्रत्येक दशा में निर्धारित अवधि तक 
उपरोक्त प्रस्तर-1 में निर्दिष्ट तालिका के कालम -4 में उल्लिखित तैनाती स्थल पर अपनी 
उपस्थिति दर्ज करा दें , अन्यथा यह समझा जायेगा कि वह उक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने 
का इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त किये जाने की अग्रेत्तर कार्यवाही 
नियमानुसार की जायेगी । 


260 


उत्तराखण्ड गजट , 11 अप्रैल, 2015 ई ० ( चैत्र 21 , 1937 


शक सम्वत्) 


[ भाग 1 


विज्ञप्ति / नियुक्ति 

03 जनवरी, 2015 ई ० 
संख्या 1004 (1 ) / XLI- 1/14-104/14- प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राजकीय पॉलिटेक्निक 
संस्थानों में सीधी भर्ती के प्रवक्ता, रसायन के रिक्त पदों पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा संस्तुत किये 
गये निम्न तालिका में उल्लिखित अभ्यर्थियों को श्री राज्यपाल महोदय उनके सम्मुख कॉलम -4 में निर्दिष्ट राजकीय 
पॉलिटेक्निक संस्थान में वेतनमान ₹ 15600-39100 ग्रेड पे ₹ 5400 में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पैरा -2 
एवं 3 उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियुक्त / तैनात करते हुए दो वर्ष की परिवीक्षा पर रखने की 
सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 


क.सं. 


अभ्यर्थी का नाम 


पत्र व्यवहार का पता 


तैनाती स्थल 


1 


2 


3 


4 


1 


2 


3 


4 


पिपली, 


5 


. 


6 


प्रकाश चंद्र 83 , Vishnupuri Colony , Near Mobile | रा.पा. बरम, जनपद 
तिवारी Tower, Tanakpur, Champawat- 262309. 

पिथौरागढ़ 
श्री जीतेन्द्र गिरी Vill- Allabiradhi , P.O - Naugawanath, | रा.पा. चम्पावत , 

Teh- Khatima , Dist.- Udhamsinghnagar- जनपद चम्पावत 

262308 
श्री मनोज कुमार द्वारा श्री बृजमोहन सकलानी ( भू.पू. रा.पा. बछेलीखाल , 
सकलानी 

कप्तान), प्रतीत नगर डाण्डी, पो . जनपद टिहरी 

रायवाला, जिला देहरादून -249205 
श्री सुशील चंद्र | श्री सुशील चन्द्र तिवारी , म.सं.- बी.- 91 रा.पा. 
तिवारी 

सैक्टर -5 ए, बौराडी, नई टिहरी, टिहरी | जनपद उत्तरकाशी 

गढवाल -249001 
श्री साविर हुसैन श्री साविर हुसैन, द्वारा श्री फैयाज | रा.पा. पिरूमदारा . 

हुसैन, मोहल्ला - जुलाहान, मेन ईदगाह जनपद नैनीताल 
रोड, जसपुर , 

तहसील - जसपुर, 
जनपद - ऊधमसिंहनगर-244712 
सुश्री चेतना चौहान | श्रीमती चेतना चौहान धपोला, द्वारा श्री रा.पा. मूनाकोट , 

जीवन सिंह चौहान , चौहान निवास जनपद पिथौरागढ 
(निकट सिंचाई कालोनी), तिलढुकरी, 

पिथौरागढ-262501 
श्री विकास कुमार C/o Mr. G.P. Bahuguna , Vill- Miyawala , रा.पा. गजा, जनपद 
बहुगुणा P.O. Harrawala, Dehradun-248001 

टिहरी 
श्री ज्ञानेश जोशी 98 / टाइप -11 , कांवली गार्डन, एफ . रा.पा. काण्डीखाल , 

आर.आई. कालोनी , 24 - बल्लूपुर रोड, जनपद टिहरी 

निकट बल्लूपुर चौक, देहरादून -248001 
कु . सपना 

द्वारा - श्री एम.एल. नैथानी, 465 इंदिरा रा.पा. पौडी, जनपद 
नगर, निकट फारेस्ट कालोनी, बसंत पौडी 

विहार, देहरादून -248001 
सुश्री 

भावना सुश्री भावना डुगराकोटी, पुत्री श्री रा.पा. टनकपुर, 
डुगराकोटी 

परमानन्द डुगराकोटी, आनन्द विहार , जनपद चम्पावत 
जसपुर खुर्द, काशीपुर, 
ऊधमसिंहनगर-244713 


7 


8 


10 


261 


2 


4 


भाग 1 ] 

उत्तराखण्ड गजट , 11 अप्रैल, 2015 ई ० ( चैत्र 21, 1937 शक सम्वत् ) 
1 

3 
11 श्री महेन्द्र लाल S / o Mr. B.L. Tamta , Q.No. 4 , near Fire रा.पा. कुलसारी, 
टम्टा Station , Gandhi Road, Dehradun 

जनपद चमोली 
248001 
उपरोक्तानुसार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित प्रवक्ताओं की सेवाएं " उत्तराखण्ड 
प्राविधिक शिक्षा राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली, 2009 " के संगत सेवा नियमों तथा ऐसी 
समस्त सेवा शर्तों के आधार पर होगी, जो समय - समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायेगी । 
(2.1) उक्त नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है । यदि स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं प्रागवृत्त 

सत्यापन, आरक्षित श्रेणी संबंधी प्रमाण पत्रों के सत्यापन आदि में कोई प्रतिकूल 
तथ्य / रिपोर्ट प्राप्त होती है, तो संबंधित अभ्यर्थी की नियुक्ति स्वतः ही निरस्त 

समझी जायेगी । 
( 2.2) संबंधित प्रवक्ताओं को निर्देशित किया जाता है कि वह इस विज्ञप्ति पत्र जारी 

होने की तिथि से एक माह के अन्दर अपनी योगदान आख्या संबंधित संस्थानों 
में उपलब्ध कराते हुए प्राविधिक शिक्षा निदेशालय , श्रीनगर एवं शासन को 

अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे । 
( 2.3) परिवीक्षा के दौरान नवचयनित प्रवक्ताओं द्वारा निर्धारित प्रकिया एवं आदेशों का 

अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा । 
3 

तैनाती स्थल / संस्थान में रिपोर्ट करने के उपरान्त निम्न सूचनाएं एवं प्रमाण पत्र शासन : 
में प्रस्तुत करने अनिवार्य होगें, तदोपरान्त ही योगदान सूचना स्वीकार की जायेगी: 

( 3.1 ) मुख्य चिकित्सा अधिकारी का निर्धारित प्रपत्र में स्वस्थता प्रमाण - पत्र । 
( 3.2 ) समस्त चल एवं अचल सम्पति से संबंधित घोषणा, जिसके वे स्वामी हों । 
(3.3 ) अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र एवं राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा के 

संबंध में घोषणा पत्र । 
( 3.4 ) एक से अधिक जीवित पति / पत्नी न होने की घोषणा / शपथ पत्र । 
(3.5 ) इंडियन आफिशियल सीकेट एक्ट -1923 के प्राविधानों को पढ़ें जाने का प्रमाण 

पत्र । 
( 3.6) दो राजपत्रित ऐसे अधिकारी, जो सकिय सेवा में हों , किन्तु उनके संबंधित न हों, 

के द्वारा जारी प्रमाण पत्र । 
( 3.7) शैक्षिक योग्यता, आयु एवं जाति से संबंधित मूल प्रमाण पत्र एवं उसकी एक 

प्रमाणित प्रति । 
( 3.8) लिखित रूप से एक " Under Taking " कि यदि पुलिस सत्यापन चरित्र एवं 

प्रागवृत्त के सत्यापन तथा चिकित्सा परीक्षण के पश्चात उन्हें सरकारी सेवा के 

लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति निरस्त समझी जाय । 
( 3.9 ) आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के प्रमाण - पत्रों की जांच, संबंधित जिलाधिकारियों से 

कराये जाने के उपरांत यदि कोई प्रमाण पत्र जाली / त्रुटिपूर्ण पाया गया, 

तो ऐसे अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन / नियुक्ति निरस्त समझी जायेगी । 
यह नियुक्ति / तैनाती मा . उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय नैनीताल में लम्बित रिट याचिका 
संख्या -305( एस.बी.) / 2013 श्री खगेन्द्र अवस्थी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य , 
रिट याचिका संख्या -111(एस.बी.) / 2014 श्री पूरन सिंह राणा एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य 
व अन्य तथा पी.आई.एल. संख्या -67 / 2011 में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन 


रहेगी । 


262 


उत्तराखण्ड गजट , 11 अप्रैल, 2015 ई ० ( चैत्र 21, 1937 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


5 अतः उपरोक्त तालिका में उल्लिखित नवचयनित प्रवक्ताओं को सूचित किया जाता है 
कि यदि वह उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक हैं, तो प्रत्येक दशा में निर्धारित अवधि तक 
उपरोक्त प्रस्तर -1 में निर्दिष्ट तालिका के कालम -4 में उल्लिखित तैनाती स्थल पर अपनी 
उपस्थिति दर्ज करा दें, अन्यथा यह समझा जायेगा कि वह उक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने 
का इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त किये जाने की अग्रेत्तर कार्यवाही 
नियमानुसार की जायेगी । 


विज्ञप्ति / नियुक्ति 

03 जनवरी, 2015 ई ० 
संख्या 1004(2) / XLI-1/14-104/14-प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राजकीय पॉलिटेक्निक 
संस्थानों में सीधी भर्ती के प्रवक्ता, गणित के रिक्त पदों पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा संस्तुत किये 
गये निम्न तालिका में उल्लिखित अभ्यर्थियों को श्री राज्यपाल महोदय उनके सम्मुख कॉलम -4 में निर्दिष्ट राजकीय 
पॉलिटेक्निक संस्थान में वेतनमान ₹ 15600-39100 ग्रेड पे ₹ 5400 में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पैरा -2 
एवं 3 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियुक्त / तैनात करते हुए दो वर्ष की परिवीक्षा पर रखने की 
सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 


क.सं. 


अभ्यर्थी का नाम 


पत्र व्यवहार का पता 


तैनाती स्थल 


1 


3 


1 


2 . 


3 


2 

4 
श्री राजेन्द्र सिंह श्री राजेन्द्र सिंह, पुत्र श्री किशन सिंह | रा.पा. भीमताल, 

नैनवाल , ग्राम - नन्दपुर , पोस्ट - गदरपुर, जनपद नैनीताल 

जिला - ऊधमसिंहनगर -263152 
श्री अनुराग नैथानी सत्यज्ञान निकेतन , काशी नागरी रा.पा. चोपता, 

प्रचारिणी सभा , आर्य नगर , ज्वालापुर, जनपद रूद्रप्रयाग 

हरिद्वार 
श्री प्रशान्त चंद्र शर्मा C/ O Dr. D.P. Bhatt, 4- Mandakani | रा.पा. जोशीमठ, 

Enclave, M.D.D.A. Kedarpuram, जनपद चमोली 

Dehradun - 248001 
सुश्री शालिनी शर्मा 6/945, Shakti Sadan Gali, Nawabi Road, रा.पा. बाजपुर, 
Haldwani, Nainital 

जनपद 

ऊधमसिंहनगर 
सुश्री आरती भण्डारी पुत्री श्री सुरेन्द्र सिंह भण्डारी, रा.पा. रूद्रप्रयाग, 

मोहल्ला - बगवान कमलेश्वर, निकट | जनपद रूद्रप्रयाग 
श्रीगुरूराम राय पब्लिक स्कूल, श्रीनगर 

गढवाल जनपद पौडी 
श्री अजय कुमार 

ग्राम - जमालपुर कला, पोस्ट - ज्वालापुर, रा.पा. क्वांसी 
जिला - हरिद्वार-249407 

( चकराता), जनपद 

देहरादून 
सुश्री मोनिका वर्मा मोनिका वर्मा, पुत्री श्री विमल कुमार रा.पा. टनकपुर, 

वर्मा, मोहल्ला - खालसा , मकान सं . जनपद चम्पावत 
--- 107 , नगर - काशीपुर, जिला 
ऊधमसिंहनगर-244713 


7 


भाग 1] 


263 


उत्तराखण्ड गजट, 11 अप्रैल, 2015 ई ० ( चैत्र 21, 1937 शक सम्वत् ) 
2 


1 


4 . 


9 


बाडेछीना, 


13 


श्री कुलदीप प्रकाश | पुत्र श्री विजय प्रकाश सुन्दरियाल, रा.पा. जाखनीधार, 

ग्राम - बसोली, पो.ओ. - डुंगरी , पौडी | जनपद टिहरी 

गढवाल -246279 
सुश्री किरन मेहरा किरन मेहरा, पुत्री श्री भीम सिंह मेहरा, रा.पा. 
ग्राम - फूलचौड, पो.ओ. 

1. - आनन्दपुर, जनपद अल्मोडा 

हल्द्वानी जनपद नैनीताल 
10 सुश्री शीतल शीतल सेमवाल , पुत्री श्री रामानंद रा.पा. काण्डीखाल, 
सेमवाल 

सेमवाल , न्यू डांग , नियर नाईस | जनपद टिहरी 
कम्प्यूटर सेंटर, पो.ओ. श्रीनगर गढवाल , 

पौडी -246174 
11 श्री प्रभात सेमल्टी द्वारा के.एन. सेमल्टी, सेमल्टी सदन, रा.पा. 
निकट - परिजात पब्लिक 

स्कूल, चिन्यालीसौण, 
14 -- बीघा, मुनि की रेती, ऋषिकेश जनपद उत्तरकाशी 
12 श्री मदन सिंह 1799 - ए, टा कालोनी, पंतनगर , पो. रा.पा. चम्पावत, 
--पंतनगर , 

जनपद चम्पावत 
जिला - ऊधमसिंहनगर-263145 
सुश्री नीतू आर्या 

Co Hitendra Prasad, Prasad Niwas, | रा.पा. खटीमा , 
Staff : House . Compound , . Mallital , 

जनपद 
Nainital 

ऊधमसिंहनगर 
14 . श्री सुन्दर कुमार सुन्दर कुमार आर्या, सहायक | रा.पा. बरम , जनपद 
आर्या 

सांख्यिकीय अधिकारी , द्वारा - नैनीताल पिथौरागढ 
वन प्रभाग , नैनीताल , पो.ओ. 

-तल्लीताल -263001 
2 उपरोक्तानुसार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित प्रवक्ताओं की सेवाएं " उत्तराखण्ड 
प्राविधिक शिक्षा राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली, 2009 " के संगत सेवा नियमों तथा ऐसी 
समस्त सेवा शर्तो के आधार पर होगी, जो समय - समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायेगी । 
( 2.1 ) उक्त नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है । यदि स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं प्रागवृत्त 

सत्यापन, आरक्षित श्रेणी संबंधी प्रमाण पत्रों के सत्यापन आदि में कोई प्रतिकूल 
तथ्य / रिपोर्ट प्राप्त होती है, तो संबंधित अभ्यर्थी की नियुक्ति स्वतः ही निरस्त 

समझी जायेगी । 
( 2.2) संबंधित प्रवक्ताओं को निर्देशित किया जाता है कि वह इस विज्ञप्ति पत्र जारी 

होने की तिथि से एक माह के अन्दर अपनी योगदान आख्या संबंधित संस्थानों 
में उपलब्ध कराते हुए प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, श्रीनगर एवं शासन को 

अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे । 
(2.3 ) परिवीक्षा के दौरान नवचयनित प्रवक्ताओं द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं आदेशों का 

अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा । 
3 तैनाती स्थल / संस्थान में रिपोर्ट करने के उपरान्त निम्न सूचनाएं एवं प्रमाण पत्र शासन 
में प्रस्तुत करने अनिवार्य होगें, तदोपरान्त ही योगदान सूचना स्वीकार की जायेगी: 

( 3.1) मुख्य चिकित्सा अधिकारी का निर्धारित प्रपत्र में स्वस्थता प्रमाण - पत्र । 
( 3.2 ) समस्त चल एवं अचल सम्पति से संबंधित घोषणा, जिसके वे स्वामी हों । 
( 3.3) अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र एवं राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा के 

संबंध में घोषणा पत्र । 


. 


264 


उत्तराखण्ड गजट, 11 अप्रैल, 2015 ई० ( चैत्र 21, 1937 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


( 3.4) एक से अधिक जीवित पति / पत्नी न होने की घोषणा / शपथ पत्र । 
( 3.5 ) इंडियन आफिशियल सीकेट एक्ट-1923 के प्राविधानों को पढ़ें जाने का प्रमाण 

पत्र । 
(3.6 ) दो राजपत्रित ऐसे अधिकारी , जो सकिय सेवा में हों , किन्तु उनके संबंधित न हों , 

के द्वारा जारी प्रमाण पत्र । 
( 3.7 ) शैक्षिक योग्यता, आयु एवं जाति से संबंधित मूल प्रमाण पत्र एवं उसकी एक 

प्रमाणित प्रति । 
( 3.8) लिखित रूप से एक " Under Taking " कि यदि पुलिस सत्यापन चरित्र एवं 

प्रागवृत्त के सत्यापन तथा चिकित्सा परीक्षण के पश्चात उन्हें सरकारी सेवा के 

लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति निरस्त समझी जाय । 
( 3.9 ) आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के प्रमाण - पत्रों की जांच, संबंधित जिलाधिकारियों से 

कराये जाने के उपरांत यदि कोई प्रमाण पत्र जाली / त्रुटिपूर्ण पाया गया , 

तो ऐसे अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन / नियुक्ति निरस्त समझी जायेगी । 
यह नियुक्ति / तैनाती मा . उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय नैनीताल में लम्बित रिट याचिका 
संख्या -305 ( एस.बी.) / 2013 श्री खगेन्द्र अवस्थी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, 
रिट याचिका संख्या -111 (एस.बी .) / 2014 श्री पूरन सिंह राणा एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य 

अन्य तथा पी.आई.एल. संख्या -67 / 2011 में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन 
रहेगी । 
5 अत : उपरोक्त तालिका में उल्लिखित नवचयनित प्रवक्ताओं को सूचित किया जाता है 
कि यदि वह उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक हैं , तो प्रत्येक दशा में निर्धारित अवधि तक 
उपरोक्त प्रस्तर -1 में निर्दिष्ट तालिका के कालम -4 में उल्लिखित तैनाती स्थल पर अपनी 
उपस्थिति दर्ज करा दें , अन्यथा यह समझा जायेगा कि वह उक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने 
का इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त किये जाने की अग्रेत्तर कार्यवाही 
नियमानुसार की जायेगी । 


विज्ञप्ति / नियुक्ति 

03 जनवरी, 2015 ई ० 
संख्या 1004 (3) / XLI- 1/14-104/ 14- प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राजकीय पॉलिटेक्निक 
संस्थानों में सीधी भर्ती के प्रवक्ता, फार्मेसी के रिक्त पदों पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा संस्तुत किये 
गये निम्न तालिका में उल्लिखित अभ्यर्थियों को श्री राज्यपाल महोदय उनके सम्मुख कॉलम -4 में निर्दिष्ट राजकीय 
पॉलिटेक्निक संस्थान में वेतनमान ₹ 15600-39100 ग्रेड पे ₹ 5400 में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पैरा -2 
एवं 3 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियुक्त / तैनात करते हुए दो वर्ष की परिवीक्षा पर रखने की 
सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 


क्र.सं. 


अभ्यर्थी का नाम 


पत्र व्यवहार का पता 


तैनाती स्थल 


म 


3 


1 


सुश्री लक्ष्मी गोस्वामी लक्ष्मी गोस्वामी, डिविजन आफ | रा.पा. 

नैनीताल, 
फार्मास्युटिकल साइंस, एस.जी.आर.आर. जनपद नैनीताल 

आई.टी.एस., पटेलनगर, देहरादून 
सुश्री सविता पाण्डे सविता पाण्डे, पुत्री श्री गोविन्द बल्लभ रा.पा. काशीपुर, 

पाण्डेय , ग्राम - लमाई , पोस्ट - चम्पावत, जनपद 
जिला चम्पावत -262523 

ऊधमसिंहनगर 


2 


भाग 1] 


उत्तराखण्ड गजट , 11 अप्रैल, 2015 ई ० ( चैत्र 21 , 1937 शक सम्वत् ) 


265 


2 


3 


5 


7 


8 


9 


सुश्री मिनी 15-702 , जानकी निवास, विकापुरी -2 , रा.पा. द्वाराहाट , 
काण्डपाल 

मल्ला. गोरखपुर , हल्द्वानी जनपद जनपद अल्मोडा 

नैनीताल -263139 
श्री प्रशान्त बहुगुणा पुत्र श्री जी.सी. बहुगुणा, न्यू कालोनी, रा.पा. -श्रीनगर, 

नियर सत्यम नर्सरी, रांझावाला , रायपुर, जनपद पौडी 

देहरादून -248001 
सुश्री प्रिया डंगवाल Lower Tunwala , P.O. Upper Tunwala , 7.9T: नरेन्द्रनगर, 

Near Srijan- School, Raipur Road; | जनपद टिहरी 

Dehradun - 248005 
श्री अभिमन्यु 

Vill-Dadajalalpur, Post- Hallumajra, रा.पा. गौचर. 
Dist - Haridwar -247661 

जनपद चमोली 
श्री रवीन्द्र सेमवाल | C/ o Mr. S.K. Basliyal, Lane- a, | रा.पा. गौचर, 

Alaknanda Enclave ; Jogiwala , जनपद चमोली 

Dehradun -248001 
श्री अमरदीप Amardeep S / o Ranveer Singh, रा.पा. उत्तरकाशी, 
H.No.620, Near Water Tank Gali- No 10 

जनपद उत्तरकाशी 
Krishna Nagar, Roorkee 
सुश्री प्रीति आर्या 

ग्राम - बबूरखोला, पो.ओ.- द्वारसों, जिला रा.पा. काशीपुर, 
अल्मोडा-263652 

जनपद 

ऊधमसिंहनगर 
10 सुश्री शिल्पा 

H.No. 95/96 , Lal Kurti , Roorkee Cantt , रा.पा. नरेन्द्रनगर , 
Distt. Haridwar - 247667 *** 

जनपद टिहरी 
11 श्री योगेश कुमार 

Yogesh Kumar S/ o Basant Lal , Vill- | रा.पा. उत्तरकाशी , 
Sethpur, P.0 - Laksar, Distt- Haridwar 

जनपद उत्तरकाशी 
247663 
12 श्री विवेक कुमार विवेक मौर्य पुत्र श्री बहादुर राम मौर्य, रा.पा. लोहाघाट, 
मौर्य 

विज्टी रोड, वार्ड नं. - 11, निकट शिव जनपद चम्पावत 
राईस मिल , सितारगंज 

जनपद - ऊधमसिंहनगर-262405 
13 श्री राजेन्द्र नाथ ग्राम - कामा, 

पो.ओ. - बग्वालीपोखर, रा.पा. लोहाघाट , 
जिला अल्मोडा -263621 

जनपद चम्पावत 
2 उपरोक्तानुसार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित प्रवक्ताओं की सेवाएं " उत्तराखण्ड 
प्राविधिक शिक्षा राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली, 2009 " के संगत सेवा नियमों तथा ऐसी 
समस्त सेवा शर्तों के आधार पर होगी, जो समय - समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायेगी 
( 2.1) उक्त नियुक्ति पूर्णत : अस्थाई है । यदि स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं प्रागवृत्त 

सत्यापन , आरक्षित श्रेणी संबंधी प्रमाण पत्रों के सत्यापन आदि में कोई प्रतिकूल 
तथ्य / रिपोर्ट प्राप्त होती है, तो संबंधित अभ्यर्थी की नियुक्ति स्वतः ही निरस्त 

समझी जायेगी । 
( 2.2) संबंधित प्रवक्ताओं को निर्देशित किया जाता है कि वह इस विज्ञप्ति पत्र जारी 

होने की तिथि से एक माह के अन्दर अपनी योगदान आख्या संबंधित संस्थानों 
में उपलब्ध कराते हुए प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, श्रीनगर एवं शासन को 

अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे । 
( 2.3 ) परिवीक्षा के दौरान नवचयनित प्रवक्ताओं द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं आदेशों का 

अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा । 


। 


266 


3 


उत्तराखण्ड गजट , 11 अप्रैल, 2015 ई० ( चैत्र 21, 1937 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 
तैनाती स्थल / संस्थान में रिपोर्ट करने के उपरान्त निम्न सूचनाएं एवं प्रमाण पत्र शासन 
में प्रस्तुत करने अनिवार्य होगें, तदोपरान्त ही योगदान सूचना स्वीकार की जायेगी: 

( 3.1) मुख्य चिकित्सा अधिकारी का निर्धारित प्रपत्र में स्वस्थता प्रमाण - पत्र । 
( 3.2) समस्त चल एवं अचल सम्पति से संबंधित घोषणा, जिसके वे स्वामी हों । 
(3.3 ) अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र एवं राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा के 

संबंध में घोषणा पत्र । 
( 3.4) एक से अधिक जीवित पति / पत्नी न होने की घोषणा / शपथ पत्र । 
( 3.5 ) इंडियन आफिशियल सीकेट एक्ट -1923 के प्राविधानों को पढ़ें जाने का प्रमाण 

पत्र । 
( 3.6 ) दो राजपत्रित ऐसे अधिकारी, जो सकिय सेवा में हों , किन्तु उनके संबंधित न हों , 

के द्वारा जारी प्रमाण पत्र । 
( 3.7 ) शैक्षिक योग्यता, आयु एवं जाति से संबंधित मूल प्रमाण पत्र एवं उसकी एक 

प्रमाणित प्रति । 
( 3.8) लिखित रूप से एक " Under Taking " कि यदि पुलिस सत्यापन चरित्र एवं 

प्रागवृत्त के सत्यापन तथा चिकित्सा परीक्षण के पश्चात उन्हें सरकारी सेवा के 

लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति निरस्त समझी जाय ! 
( 3.9) आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के प्रमाण - पत्रों की जांच, संबंधित जिलाधिकारियों से 

कराये जाने के उपरांत यदि कोई प्रमाण पत्र जाली / त्रुटिपूर्ण पाया गया, 

तो ऐसे अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन / नियुक्ति निरस्त समझी जायेगी । 
यह नियुक्ति / तैनाती मा . उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय नैनीताल में लम्बित रिट याचिका 
संख्या -305( एस.बी.) / 2013 श्री खगेन्द्र अवस्थी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य , 
रिट याचिका संख्या -111 (एस.बी.) / 2014 श्री पूरन सिंह राणा एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य 
व अन्य तथा पी.आई.एल. संख्या -67 / 2011 में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन 


--- 


रहेगी । 


अतः उपरोक्त तालिका में उल्लिखित नवचयनित प्रवक्ताओं को सूचित किया जाता है 
कि यदि वह उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक हैं , तो प्रत्येक दशा में निर्धारित अवधि तक 
उपरोक्त प्रस्तर -1 में निर्दिष्ट तालिका के कालम -4 में उल्लिखित तैनाती स्थल पर अपनी 
उपस्थिति दर्ज करा दें , अन्यथा यह समझा जायेगा कि वह उक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने 
का इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त किये जाने की अग्रेत्तर कार्यवाही 
नियमानुसार की जायेगी । 


विज्ञप्ति / नियुक्ति 

03 जनवरी, 2015 ई ० 
संख्या 1004( 4) / XLI- 1/14-104/14- प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राजकीय पॉलिटेक्निक 
संस्थानों में सीधी भर्ती प्रवक्ता, मैकेनिकल के रिक्त पदों पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा संस्तुत किये 
गये निम्न तालिका में उल्लिखित अभ्यर्थियों को श्री राज्यपाल महोदय उनके सम्मुख कॉलम -4 में निर्दिष्ट राजकीय 
पॉलिटेक्निक संस्थान में वेतनमान ₹ 15600-39100 ग्रेड पे ₹ 5400 में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पैरा -2 
एवं 3 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियुक्त / तैनात करते हुए दो वर्ष की परिवीक्षा पर रखने की 
सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 


267 


भाग 1 ] 

क्र.सं. 


उत्तराखण्ड गजट, 11 अप्रैल, 2015 ई ० ( चैत्र 21, 1937 शक सम्वत् ) 
अभ्यर्थी का नाम 

पत्र व्यवहार का पता 


तैनाती स्थल 


1 


2 


3 


ܥܚܕ 


2 


3 


5 


Panwar | पौडी 


श्री 

जीतेश | Shanti kunj, Lane No.4, Lakhanpur, रा.पा. बाडेछीना, 
सुन्द्ररियाल Ramnagar, Nainital 

जनपद अल्मोडा 
सुश्री रीता रावत 161 , Sector 9A, Bourari, Near Geeta रा.पा. पौडी, जनपद 

Bhawan ,New Tehri, TehriGarhwal पौडी 
सुश्री अंशिका गुप्ता MMIGC-245 , Ashiyana Phase -1 , Kanth | रा.पा. मूनाकोट, 
Road , Moradabad , U.P.-244001 

जनपद पिथौरागढ 
सुश्री रूचिता जोशी | रूचिता जोशी, पुत्री श्री चन्द्र बल्लभ रा.पा. बाजपुर, 

जोशी, मुहल्ला - कपीना, 

जिला जनपद 
अल्मोडा -263601 

ऊधमसिंहनगर 
सुश्री अणिमा पंवार D/o A.S. Panwar, Advocate, Old Court रा.पा. पौडी, जनपद 

Road, Vishna Moholla , 

Bhawan , Uttarkashi 
श्री महिपाल ग्राम -शिवदासपुर उर्फ तेलीवाला , पो . रा.पा. श्रीनगर 
धनौरी, जिला हरिद्वार -247667 

जनपद पौडी 
श्री रवि प्रभात द्वारा कमला नेगी , 129/3 नव विहार , रा.पा. 
कैंतुरा चुक्खूवाला, देहरादून -248001 

जनपद उत्तरकाशी 
श्री शाकिर हुसैन 

Vill & Post - Belda ( Roorkee ), Distt रा.पा. पौडी, जनपद 
Haridwar-247667 

पौडी 
Vipin Kumar S/ o Shri Shyam Lal , Vill | रा.पा. गोपेश्वर, 
Ufalda, P.O. Srinagar Garhwal, Pauri 

जनपद चमोली 
Garhwal - 246174 
कु . पिम्मा देवी 

Km. Pimma Devi, D / o Nandan Singh, | रा.पा. नरेन्द्रनगर 
Vill- Lakhan Wala, P.O. Jasso Wala , 

जनपद टिहरी 
Distt- Dehradun- 248142 
श्री मुकेश चौहान ग्राम - डुमेट , पो.ओ. - अशोक आश्रम, रा.पा. सतपुली, 
चिलियो, डाकपत्थर, देहरादून -248125 

जनपद पौडी 


7 


डुण्डा / पिपली, 


श्री विपिन कुमार 


10 


11 


2 उपरोक्तानुसार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित प्रवक्ताओं की सेवाएं " उत्तराखण्ड 
प्राविधिक शिक्षा राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली, 2009 " के संगत सेवा नियमों तथा ऐसी 
समस्त सेवा शर्तो के आधार पर होगी, जो समय - समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायेगी । 
(2.1 ) उक्त नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है । यदि स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं प्रागवृत्त 

सत्यापन, आरक्षित श्रेणी संबंधी प्रमाण पत्रों के सत्यापन आदि में कोई प्रतिकूल 
तथ्य / रिपोर्ट प्राप्त होती है, तो संबंधित अभ्यर्थी की नियुक्ति स्वतः ही निरस्त 

समझी जायेगी । 
( 2.2 ) संबंधित प्रवक्ताओं को निर्देशित किया जाता है कि वह इस विज्ञप्ति पत्र जारी 

होने की तिथि से एक माह के अन्दर अपनी योगदान आख्या संबंधित संस्थानों 
में उपलब्ध कराते हुए प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, श्रीनगर एवं शासन को 

अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे । 
( 2.3 ) परिवीक्षा के दौरान नवचयनित प्रवक्ताओं द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं आदेशों का 

अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा । 


268 


3 


उत्तराखण्ड गजट , 11 अप्रैल, 2015 ई ० ( चैत्र 21, 1937 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 
तैनाती स्थल / संस्थान में रिपोर्ट करने के उपरान्त निम्न सूचनाएं एवं प्रमाण पत्र शासन 
में प्रस्तुत करने अनिवार्य होगें , तदोपरान्त ही योगदान सूचना स्वीकार की जायेगी: 

( 3.1 ) मुख्य चिकित्सा अधिकारी का निर्धारित प्रपत्र में स्वस्थता प्रमाण - पत्र । 
( 3.2 ) समस्त चल एवं अचल सम्पति से संबंधित घोषणा, जिसके वे स्वामी हों । 
( 3.3) अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र एवं राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा के 

संबंध में घोषणा पत्र । 
( 3.4) एक से अधिक जीवित पति / पत्नी न होने की घोषणा / शपथ पत्र । 
( 3.5 ) इंडियन आफिशियल सीकेट एक्ट -1923 के प्राविधानों को पढ़ें जाने का प्रमाण 

पत्र । 
(3.6 ) दो राजपत्रित ऐसे अधिकारी, जो सकिय सेवा में हों , किन्तु उनके संबंधित न हों , 

के द्वारा जारी प्रमाण पत्र । 
( 3.7 ) शैक्षिक योग्यता , आयु एवं जाति से संबंधित मूल प्रमाण पत्र एवं उसकी एक 

प्रमाणित प्रति । 
(3.8) लिखित रूप से एक " Under Taking " कि यदि पुलिस सत्यापन चरित्र एवं 

प्रागवृत्त के सत्यापन तथा चिकित्सा परीक्षण के पश्चात उन्हें सरकारी सेवा के 

लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति निरस्त समझी जाय । 
( 3.9 ) आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के प्रमाण - पत्रों की जांच, संबंधित जिलाधिकारियों से 

कराये जाने के उपरांत यदि कोई प्रमाण पत्र जाली / त्रुटिपूर्ण पाया गया , 

तो ऐसे अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन / नियुक्ति निरस्त समझी जायेगी । 
यह नियुक्ति / तैनाती मा . उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय नैनीताल में लम्बित रिट याचिका 
संख्या -305( एस.बी.) / 2013 श्री खगेन्द्र अवस्थी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, 
रिट याचिका संख्या -111(एस.बी.) / 2014 श्री पूरन सिंह राणा एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य, 
व अन्य तथा पी.आई.एल. संख्या -67 / 2011 में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन 


रहेगी । 


अतः उपरोक्त तालिका में उल्लिखित नवचयनित प्रवक्ताओं को सूचित किया जाता है 
कि यदि वह उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक हैं , तो प्रत्येक दशा में निर्धारित अवधि तक 
उपरोक्त प्रस्तर -1 में निर्दिष्ट तालिका के कालम -4 में उल्लिखित तैनाती स्थल पर अपनी 
उपस्थिति दर्ज करा दें , अन्यथा यह समझा जायेगा कि वह उक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने 
का इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त किये जाने की अग्रेत्तर कार्यवाही 
नियमानुसार की जायेगी । 


आज्ञा से , 


आर 0 के 0 सुधांशु, 

सचिव । 


269 


भाग 1 ] 

उत्तराखण्ड गजट, 11 अप्रैल, 2015 ई० ( चैत्र 21 , 1937 शक सम्वत् ) 
सचिवालय प्रशासन ( अधि 0 ) अनुभाग -1 

प्रोन्नति / विज्ञप्ति 

05 फरवरी, 2015 ई ० 
संख्या 355 / XXXI( 1)/ 2015- उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा के अन्तर्गत, श्री रमेश सिंह नित्वाल, समीक्षा 
अधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अनुभाग अधिकारी (वेतनमान ₹ 15600-39100 ग्रेड वेतन ₹ 5400 ) 
के पद पर पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

श्री रमेश सिंह नित्वाल को पदोन्नति के फलस्वरूप 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है । 
श्री नित्वाल के पदोन्नति के फलस्वरूप नवीन तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे । 

उक्त प्रोन्नति रिट याचिका संख्या 1997/2013(एस / एस ) धर्मेन्द्र कुमार द्विवेदी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड 
राज्य व अन्य तथा मा ० लोक सेवा अधिकरण , देहरादून में निर्देश याचिका संख्या 92/2011, अहमद अली व अन्य 
बनाम राज्य एवं इस सम्बन्ध में अन्य योजित याचिकाओं मा ० न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अधीन होगी । 


2 . 


3 . 


4 . 


आज्ञा से , 


पी 0 एस 0 जंगपांगी, 

सचिव । 


प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग 

अधिसूचना 

06 फरवरी, 2015 ई ० 
संख्या 97 / XLI-1/ 2015-52/ 2005- " सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 " (2005 का अधिनियम 
संख्या -22) की धारा -5(1 ) एवं धारा -19 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल महोदय 
प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के नियंत्रणाधीन " उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद्, 
रुड़की " हेतु निम्नांकित लोक प्राधिकारी इकाई के सम्मुख अंकित लोक सूचना अधिकारी तथा अपीलीय अधिकारी 
को अधिसूचित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 


लोक प्राधिकारी इकाई का नाम 


लोक सूचना अधिकारी 


विभागीय अपीलीय अधिकारी 


उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा 

परिषद्, रुड़की 


सहायक सचिव, उत्तराखण्ड 
प्राविधिक शिक्षा परिषद् , रुड़की 


सचिव , उत्तराखण्ड प्राविधिक 
शिक्षा परिषद् , रुड़की 


2 . 


उपर्युक्त नामित किये गये लोक सूचना अधिकारी / विभागीय अपीलीय अधिकारी, सूचना का अधिकार 
अधिनियम , 2005 में उल्लिखित कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे एवं इस कार्य 
हेतु उन्हें कोई अतिरिक्त वेतन / भत्ता देय नहीं होगा । 

इस सम्बन्ध में पूर्व में किसी भी स्तर से निर्गत समस्त शासनादेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे । 


3 . 


आज्ञा से , 


आर0 के 0 सुधांशु, 

सचिव । 


270 


उत्तराखण्ड गजट, 11 अप्रैल, 2015 ई० ( चैत्र 21 , 1937 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 
सचिवालय प्रशासन विभांग 

प्रोन्नति / विज्ञप्ति 

10 फरवरी, 2015 ई ० 
संख्या 382 / XXXI( 1)/ 08- पदोन्नति / 12 / 2015 - तात्कालिक प्रभाव से श्री अनिल प्रकाश उनियाल , 
समीक्षा अधिकारी (लेखा) को नियमित चयनोपरान्त उत्तराखण्डं सचिवालय के अन्तर्गत अनुभाग अधिकारी ( लेखा) 
वेतनमान ₹ 15600-39100 ग्रेड पे ₹ 5400 के रिक्त पद पर अस्थाई रूप से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल 
महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

पदोन्नति के फलस्वरूप श्री अनिल प्रकाश उनियाल, अनुभाग अधिकारी (लेखा) को एक वर्ष की विहित 
परिवीक्षा पर रखा जाता है । 

पदोन्नति के उपरान्त श्री उनियाल, अनुभाग अधिकारी ( लेखा) को सचिवालय प्रशासन (लेखा) अनुभाग -7 के 
रिक्त अनुभाग अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है । 


2 . 


3 . 


प्रोन्नति / विज्ञप्ति 

10 फरवरी, 2015 ई ० 
संख्या 381 / XXXI( 1)/ 08- पदोन्नति / 12 / 2015 - तात्कालिक प्रभाव से श्री बालकृष्ण सांगुड़ी, अनुभाग 
अधिकारी ( लेखा) को नियमित चयनोपरान्त उत्तराखण्ड सचिवालय के अन्तर्गत अनु सचिव ( लेखा) वेतनमान 
₹ 15600-39100 ग्रेड पे ₹ 6600 के रिक्त पद पर अस्थाई रूप से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय 
सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं 

पदोन्नति के फलस्वरूप श्री बालकृष्ण सांगुड़ी, अनु सचिव ( लेखा) को एक वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा 
जाता है । 

पदोन्नति के उपरान्त श्री सांगुड़ी, को अनु सचिव (लेखा) को अग्रिम आदेशों तक उनके वर्तमान तैनाती के 
अनुभाग ( लेखा अनुभाग -7) में ही तैनात किया जाता है । 


2 . 


3 . 


आज्ञा से , 


पी 0 एस 0 जंगपांगी, 


सचिव । 


सामान्य प्रशासन विभाग 

अधिसूचना 

18 फरवरी, 2015 ई ० 
संख्या 4181 / xxxi( 13)/ G/ 15-45( 1)/ 2006- श्री राज्यपाल महोदय, युद्धाभ्यास और खुले क्षेत्र में गोला 
चलाने तथा तोप दागने का अभ्यास अधिनियम , 1938( केन्द्रीय अधिनियम संख्या 5 सन् 1938) की धारा 9 की 
उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना संख्या -1505 / xxxi ( 13)/ G /12-45( 1)/ 2006, दिनांक 02 मई , 2012 एवं उक्त धारा 
की उपधारा ( 3 ) एवं (4) द्वारा अपेक्षित अभिप्राय करने की जारी अधिसूचना क्रमशः संख्या-311 / xxxi( 13)/ G/13 
45( 1)/ 2006, दिनांक 28 जनवरी , 2013 तथा संख्या -2131 / xxxi( 13)/ G/ 13-45 (1 )/ 2006, 01 जुलाई , 2013 के क्रम 
में उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा ( 2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके दिनांक 01 फरवरी , 2012 
से 31 जनवरी, 2017 को समाप्त होने वाली 5 वर्ष की अवधि हेतु निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के 
प्रत्येक भाग में गोला चलाने और तोप- दागने के अभ्यास को प्राधिकृत करते हैं : 


भाग 1 ]] 


271 


उत्तराखण्ड गजट , 11 अप्रैल , 2015 ई ० ( चैत्र 21 , 1937 शक सम्वत् ) 

क्षेत्र का विवरण 


अनुसूची 


जिला 


तहसील 


ग्राम 


गाटा सं ० 


लगभग क्षेत्रफल ( एकड़ में ) 


1 


2 


3 


4 


5 


पिथौरागढ़ 


पिथौरागढ़ 


गैना 


2420 


282.48 


बगड़तोली 


3288 


167.35 


बसोड़ 


1930 


476.86 


छोली 


7047 


447.35 


सरमोला 


1000 


35.00 


विसखोली 


4383 


322.50 


4077 


446.55 


बलतड़ी 
मनानीगाड़ 


क्षेत्रफल बसौड़ ग्राम में 

सम्मिलित है । 


जाथल 


1432 


211.72 


मूनाकोट 


5316 


1147.47 


टिप्पणी:-भूमि का स्थल नक्शा हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, पिथौरागढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता 


आज्ञा से , 


शैलेश बगौली, 
प्रभारी सचिव । 


In pursuance of the provisions of clause ( 3) of Article 348 of the "Constitution of India " , the Governor 
is pleased to order the publication of the following English translation ofnotification No. 4181 /XXXI( 13 )G /15 
45 ( 1)/2006 , dated February 18 , 2015 for general information . 


NOTIFICATION 


February 18, 2015 
No.4181/XXXI(13 )G /15-45 ( 1)/2006 -- In exercise of the powers conferred by sub section (2 ) of section 
9 of the Manoeuvers , Field Firing and Artillery Practice Act, 1938 (Central Act no . 5 of 1938 ), and in the 
Continuation ofNotification No. 1505 /XXXI( 13)/G / 12-45 ( 1) /2006 dated 02 May, 2012 issued under sub -section 
( 1) of section 9 of the said Act and Notification No. 311/XXXI( 13 )/G / 13-45 ( 1)/2006 dated 28 January 2013 and 
Notification No. 2131/XXXI(13 )/G / 13-45 ( 1)/2006 , 01 July, 2013 respectively in respect ofpublishing the intension 
to issue this notification as required by sub -section (3 ) and (4 ) of the said Act, the Governor is authorize 
carrying out Field Firing and Artillery Practice throughoutthe area specified in the followng Schedule for the 
specified period of five years. (commencing from1st February, 2012 and ending on 31st January, 2017 ) 


272 


उत्तराखण्ड गजट , 11 अप्रैल , 2015 ई ० ( चैत्र 21 , 1937 


शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


SCHEDULE 


Description of the Area 


Distt. 


Tehsill 


Village 


Plot no . 


Approximate Area ( in Acre ) 


1 


2 


3 


5 


Pithoragarh 


Pithoragarh 


Gaina 


2420 


282.48 


Bagartoli 


3288 


167.35 


Basaur 


1930 


476.86 


Doli 


7047 


447.35 


Surmola 


1000 


35.00 


Biskholi 


4383 


322.50 


Baltari 


4077 


446.55 


Mananigad 


Area included in 


Village Basaur 


Jathal 


1432 


211.72 


Munakote 


5316 


1147.47 


Note : -- A site plan of the landmaybe inspected by the interested person in the office the DistrictMagistrate , 
Pithoragarh. 


By Order, 


SHAILESH BAGAULI, 

Designate Secretary 


पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग -1 

नियुक्ति 

विज्ञप्ति 

12 फरवरी, 2015 ई ० 
संख्या 176 / उन्तीस (1) / 2015- (36 अधि o) / 2005- सम्मिलित राज्य अभियन्त्रण सेवा परीक्षा, 2012 के 
आधार पर उत्तराखण्ड जल संस्थान में सहायक अभियन्ता पद हेतु चयनित अभ्यर्थियों की चयन संस्तुतियां लोक 
सेवा आयोग , उत्तराखण्ड के पत्र संख्या -877 / 95/ E- 1/ A.E. / 2011-12, दिनांक 30-01-2014 जो कार्मिक विभाग, 

राखण्ड शासन के पत्र संख्या -44/XXX( 2 )/ 2014, दिनांक 04-02-2014 के माध्यम से पेयजल विभाग को उपलब्ध 
करायी गयी थी , जिसमें श्री विनेश कुमार को औपबन्धिक दर्शाया गया था । तदोपरान्त उत्तराखण्ड लोक सेवा 
आयोग के पत्र संख्या -925/ 95/ E- 1/ A.E. / 2011-12, दिनांक 19-03-2014 के क्रम में कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड 
शासन के पत्र संख्या -158/ XXX(2)/2014, दिनांक 11-04-2014 द्वारा लोक सेवा आयोग से प्राप्त श्री विनेश कुमार 
का औपबन्धन समाप्त करते हुए नियुक्ति की संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में राज्य चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड द्वारा 
स्वास्थ्य परीक्षण के उपरान्त उपयुक्त पाये जाने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित उत्तराखण्ड जल संस्थान में 
सहायक अभियन्ता (सिविल ) के पद वेतनमान ₹ 15600-39100 ग्रेड पे ₹ 5400 में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 
से अस्थाई रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 


भाग 1 ]] 


273 


उत्तराखण्ड गजट, 11 अप्रैल, 2015 ई 0 ( चैत्र 21, 1937 शक सम्वत् ) 
-नाम 

-ट्रेड जनपद / निवासी 

..- प्रस्तावित - तैनाती 


क ० सं ० 


1 . 


श्री विनेश कुमार 


सिविल 


देहरादून 


सचिव अप्रैजल 
कार्यालय , देहरादून 


2 . नवनियुक्त सहायक अभियन्ता कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि 
पर रहेंगे । 
3. उपर्युक्त नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी हैं तथा अभ्यर्थी के चरित्र, आरक्षित वर्ग के जाति 
प्रमाण - पत्र एवं प्रागवृत्त सत्यापन में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर उनकी नियुक्ति स्वतः ही 
निरस्त हो जायेगी । इस सम्बन्ध में वे किसी भी न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं 
होंगे । 

सम्बन्धित अभ्यर्थी 15 दिन के भीतर मुख्य महाप्रबन्धक , उत्तराखण्ड जल संस्थान, नेहरू 
कालोनी देहरादून के कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करेंगे । मुख्य महाप्रबन्धक कार्यालय द्वारा इन्हें 
अनिवार्य प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा तत्पश्चात मुख्य महाप्रबन्धक उन्हें तैनाती के स्थान हेतु 
कार्यमुक्त करेंगे । 


4 . 


5 . 


न 


का 


- 


कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित होने पर सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न 
प्रमाण -पत्र / घोषणा -पत्र प्रस्तुत करने होंगे: 

( क ) चल / अचल सम्पत्ति का विवरण तथा घोषणा - पत्र । 
( ख ) एक से अधिक जीवित पत्नी / पति होने स्वहस्ताक्षरित 

घोषणा- पत्र / शपथ - पत्र । 
(ग ) शैक्षिक योग्यता , आयु, डिप्लोमा / डिग्री आदि प्रमाण -पत्र की दो स्वप्रमाणित प्रतियां । 
( घ ) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सक्रिय सेवा में हों और उनके निजी जीवन से 

पूर्णरूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों , द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण -पत्र । 
(ड.) लिखित रूप से एक अण्डरटेकिंग कि यदि चरित्र एवं प्रागवृत्त आदि के सत्यापन में 

उन्हें सरकारी सेवा में उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो उसकी यह नियुक्ति निरस्त 

समझी जायेगी । 
सम्बन्धित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा भत्ता / महंगाई भत्ता देय नहीं 


6 . 


होगा । 


आज्ञा से , 


अर्जुन सिंह, 
अपर सचिव । 


---- 


274 


उत्तराखण्ड गजट, 11 अप्रैल , 2015 ई ० ( चैत्र 21, 1937 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 
चिकित्सा अनुभाग-- 4 

शुद्धि - पत्र 

16 फरवरी, 2015 ई ० 
संख्या 271 / XXVIII - 4-2015-72 ( 9)/ 2013- राजकीय चिकित्सा संस्थानों / औषधालयों में 
चिकिसालयों / औषधालयों के लिए प्रख्यापित उपकरण क्रय नीति सम्बन्ध में शासनादेश संख्या -37 / XXVIII -4 
2015-72(9)/2014, दिनांक 08-01-2015 के द्वारा नवीन उपकरण क्रय नीति निर्गत की गयी थी , जिसके बिन्दु 
संख्या -3 ( क ) में अंकित किया गया है “ प्रथम श्रेणी उन अत्याधुनिक उपकरणों की होगी, जिनकी प्रति नग लागत 
₹ 3.00 / - लाख या उससे अधिक होगी जिसके लिए आई० एस 0 ओ 0 9000 सिरीज व सी 0 ई ० सर्टिफिकेट एवं 
यू ०एस ०एफ ० डी ० ए ० अथवा समकक्ष ए 0 ई 0 आर0 बी 0 का प्रमाण - पत्र अनिवार्य होगा । " 

उक्त प्रस्तर -३ ( क ) में निम्नवत् संशोधन किया जाता है: 

" प्रथम श्रेणी उन अत्याधुनिक उपकरणों की होगी, जिनकी प्रति नग लागत ₹ 3.00 / - लाख या उससे 
अधिक होगी जिसके लिए आई ० एस 0 ओ 0 9000 सिरीज व सी 0 ई ० सर्टिफिकेट अथवा यू० एस ० एफ 0 डी 0 ए0 तथा 
एक्स - रे से सम्बन्धित उपकरणों हेतु ए 0 ई 0 आर0 बी 0 का प्रमाण - पत्र अनिवार्य होगा । " 

उपरोक्त शासनादेश दिनांक 08-01-2015 को उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है, शेष अन्य शर्ते 
यथावत् लागू रहेंगी । 


2 . 


3 . 


. अतर सिंह, 
संयुक्त सचिव । 


पी ०एस० यू ० ( आर० ई ०) 15 हिन्दी गजट / 193 - भाग 1-2015 ( कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड , रुड़की । 


पंजीकृत संख्या - यू 0 ए0 / डी 0 ओ0 / डी 0 डी 0 एन0 / 30 / 2012-14 

( लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट) 


सरकारी 


गजट, उत्तराखण्ड 
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार, दिनांक 11 अप्रैल, 2015 ई0 ( चैत्र 21, 1937 शक सम्वत् ) 


भाग 1 - क 
नियम, कार्य -विधियां, आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों 

के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 
कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड 

(विधि – अनुभाग ) 
19 दिसम्बर , 2014 ई ० 


समस्त डिप्टी कमिश्नर , वाणिज्य कर, 
समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर , वाणिज्य कर , 
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तराखण्ड । 


पत्रांक 4249 / आयु ० कर उत्तरा 0 / वाणि 0 क 0 / विधि - अनुभाग / पत्रा0 05 / 14-15 / देहरादून[ -उत्तराखण्ड 
शासन वित्त अनुभाग-8 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 1059/2014/15(120)/ XXVii( 8)/2014/दिनांक देहरादून 
17 दिसम्बर , 2014 का सन्दर्भ ग्रहण करें , जिसके द्वारा उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची 
।। (ग ) में संशोधन करते हुये अवगत कराया गया है । 

उपरोक्त संशोधित अधिसूचना की प्रति आपको इस आशय से प्रेषित है कि शासन द्वारा दिये गये 
दिशा -निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करना / करवाना सुनिश्चित करें । 


वित्त अनुभाग-8 

अधिसूचना 

17 दिसम्बर, 2014 ई ० 
संख्या 1059/2014/15( 120y/xxVII( 8)/ 2014- चूंकि , राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित 
में ऐसा करना समीचीन है ; 


179 - ख 


180 


उत्तराखण्ड गजट , 11 अप्रैल, 2015 ई ० ( चैत्र 21 , 1937 


शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 - क 


-अतएव, अब, श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 ( अधिनियम सं 0 27 वर्ष 
2005 ) की धारा 4 की उपधारा ( 4 ) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 ( अधिनियम संख्या 1 वर्ष 
1904) ( उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त ) की धारा 21 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके इस अधिसूचना 
के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची-II(ग) में 
निम्नलिखित संशोधन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 

संशोधन 


अनुसूची-|| (ग ) 


क्रमांक 2 पर विद्यमान प्रविष्टि के पश्चात् निम्न प्रविष्टि बढ़ा दी जाती है : 
माल का वर्णन 

कर की दर 


क्रम संख्या 


3. 


9 प्रतिशत 


रेत, बजरी, रिवरबेड मैटिरियल्स ( आरबीएम), बोल्डर्स , क्रस्ड स्टोन , 
स्टोन बलास्ट , ग्रिट , गिट्टी, कंकड़ व स्टोन डस्ट 


आज्ञा से , 
राकेश शर्मा, 
अपर मुख्य सचिव । 


In pursuance of the provisions of clause (3 ) of Article 348 of " The Constitution of India ", the Governor 
is pleased to order the publication of the following English translation of the notification No. 1059/ 2014 / 
15( 120)/XXVII ( 8 )/ 2014, dated December 17, 2014 for general information. 


NOTIFICATION 


December 17 , 2014 
No. 1059/2014/15 (120 )/XXVII(8 )/2014 --WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient 
so to do in public interest; 

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub- section (4 ) of section 4 of Uttarakhand 
Value Added Tax Act, 2005 (Act no. 27 of 2005 ) read with section 21 ofthe Uttar Pradesh General Clauses 
Act, 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904 ) (as applicable to the State ofUttarakhand ), the Governor is pleased to 
make with effect from the date of publication of this Gazette , the following amendment in Schedule - ll ( C ) of the 
Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 . 


Amendment 


After the existing entry at serial no. 2 of Schedule -Il (C ), the following entry shallbe added :-- 


Sr. No 


Description of goods 


Rate of tax 


3. 


9 % 


Sand, Reta, Bajri, Boulders , RBM, Crushed Stone, Grit, 
Gitti , Kankar, Stone Ballasts, Stone Dust . 


By Order, 
RAKESH SHARMA, 
Additional Chief Secretary . 

पीयूष कुमार , 
एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर , 

मुख्यालय, देहरादून । 


181 
भाग 1 --क ] 

उत्तराखण्ड गजट, 11 अप्रैल, 2015 ई० ( चैत्र 21, 1937 शक सम्वत् ) 

(फार्म अनुभाग) 

विज्ञप्ति 

03 जनवरी, 2015 ई ० 
पत्रांक 4499 / आयु० कर , उत्तरा० / फार्म - अनु 0 / 2014-15 / आ o घो ०प ० / खोया / चोरी / नष्ट हुए / 
देदून - उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली-2005 के नियम -30 (12) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके , मैं , 
एडीशनल कमिश्नर , वाणिज्य कर , उत्तराखण्ड , निम्नलिखित सूची में उल्लिखित प्रान्तीय प्रपत्र फार्म -16 / फार्म -11 
जिनके खो जाने / चोरी हो जाने / मिसिंग हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम -30 के उपनियम (9 ) 
के अन्तर्गत सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं , को तत्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करता हूँ : 
क्र ० / 

खोये / चोरी / खोये / चोरी / नष्ट हुए 

फार्म / स्टैम्प को 
स व्यापारी का नाम व पता 

नष्ट हुए फार्मों / फार्मो / स्टैम्प की 

अवैध घोषित किये 
स्टैम्प की संख्या सीरीज व क्रमांक 

जाने का कारण 
1. सर्वश्री केवल साईकिल वर्क्स, पार्क रोड़, काशीपुर । प्ररुप- XVI 

U.K.VAT - M2012 

खोने के कारण 
टिन -05002344709 

( 01 ) 

3932064 
2. सर्वश्री डायनेनिक एनवायरमेन्टल सॉल्यूशन प्रा ०लि 0, इण्ड. प्ररुप- XVI 

U.K.VAT - M2012 

खोने के कारण 
| स्ट्रीयल एरिया बहादराबाद, हरिद्वार । टिन-05006019554 ( 05 ) 

3584930,0635570, 0905074, 

1149979,1149982 
3. सर्वश्री न्यूट्रिक इनफोमेटिक लि 0, जी ० एम ०एस ० रोड़ प्ररुप-XVI 

U.K.VAT - M 2012 

खोने के कारण 

4516029 
देहरादून । टिन -05000930449 

(01) 
4. | डिप्टी कमिश्नर( क ०नि ०)-6, वा ०कर, देहरादून । 

प्रारुप -11 ( 01 ) U.K.VAT -C2009 -112263 

मिसिंग के कारण 
5: सर्वश्री एक्स - जैन्यून सर्जिकल, जौलीग्रान्ट, ऋषिकेश । प्ररुप-XI 

U.K.VAT - M 2012 

खोने के कारण 
टिन -05013433361 

( 03) 

3181253to.3181255 
6. सर्वश्री संत स्टील एण्ड एलॉईज प्रा ०लि 0; जशो० 

प्ररुप- XVI U.K.VAT - M.2012 0626792,0626841, 

खोने के कारण 
कोटद्वार । टिन -05002883544 

( 05 ) 

0626842,0626843, 1233040 
17. सर्वश्री अंजनी ट्रेडर्स, हल्दूखाता , कोटद्वार | 

प्ररुप- XVI U.K.VAT - M2012 

खोने के कारण 
टिन -05005846991 

(14) 

0626478 to 0626480 , 0626517, 0526536, 
0634648 to :0634550,0634562,1227776, 

1227786,4275086,4277641 , 4277642 . 
8. सर्वश्री एन 0 आर0 बी 0 बियरिंग लि 0, पंतनगर । 

प्ररुप- XVI 

U.K.VAT - M.2012 
टिन -05007226719 

खोने के कारण 
( 07 ) 

0194247, 0194248, 0194335, 0194336 , 

2351657, 2361658 , 2352177 
9. सर्वश्री पी ०एस ० बी ० पेपर्स, मॉडल कालौनी, रूद्रपुर । . प्ररुप- XVI 

U.K.VAT - M 2012 

खोने के कारण 
टिन-- 05004663009 

(06) 2442328 , 2442375,4730316,4730668, 

4944790,4944796 

पीयूष कुमार, 
एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर , 

मुख्यालय, देहरादून । 
( फार्म - अनुभाग) 

विज्ञप्ति 

06 जनवरी, 2015 ई ० 
पत्रांक 4515 / आयु ० क ० उत्तरा0 / फार्म - अनु0 / 2014-15 / केन्द्रीय फार्म - सी / खोया / चोरी / नष्ट हुए / दे० दून केन्द्रीय 
बिक्रीकर ( उत्तराखण्ड) नियमावली -2006 के नियम -8( 13 ) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, मैं , आयुक्त कर, उत्तराखण्ड 
निम्नलिखित सूची में उल्लिखित “ फार्म - सी / एफ ” जिनके खो जाने / चोरी हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में सूचना 
प्राप्त हुई है, को सार्वजनिक प्रकाशनार्थ अनुमति प्रदान करते हुए इन फार्मस के प्रयोग को अवैध घोषित करता हूँ: 
व्यापारी का नाम, पता व टिन नं ० 

खोये / चोरी / नष्ट खोये / चोरी-/ नष्ट हुए 

फार्म को अवैध 
फार्मों की सीरीज / कमांक घोषित किये जाने 
संख्या 

का कारण 
1. सर्वश्री वी - गार्ड इण्डस्ट्रीज लि 0, काशीपुर । 

U.K.VAT/ C -2009 

खोने के कारण 
(Form- C )--01 
टिन नं0-05007721613 

0433255 
2. सर्वश्री फार्मा लिंकर्स , काशीपुर । 

U.K.VAT/ C - 2007 

खोने के कारण 
( Form- C ) --02 
टिन नं0-05002395634 

711371,845882 
3. सर्वश्री देवऋषि पेपर्स प्रा ०लि 0, जसपुर । 

U.K: VAT/ C - 2012 

खोने के कारण 
( Form- C )--01 
टिन नं0-05005930605 

0165835 


क्र ० 
स ० 


हुए फार्मों की 


दिलीप जावलकर, 
आयुक्त कर , उत्तराखण्ड । 


.. 


182 उत्तराखण्ड गजट , 11 अप्रैल, 2015 ई 0 ( चैत्र 21, 1937 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 - क . 
NOTIFICATION 

January 06, 2015 
No.4515/Com.Tax/ Form/Lost/ Stolen/ Destroyed/ 2014-15/ D.Dun -- Whereas, information have been 
received regarding Lost/Stolen /Destroyed "Form -C / F ” enlisted below . 

I, Commissioner Tax, Uttarakhand in exercise of the powers conferred by Rule 8 ( 13) of Central Sales 
Tax ( Uttarakhand ) Rules 2006 , hereby declare that " Form -C / F " bearing serialno . as listed below , should be 
considered as invalid for allpurposes. 
Sl. Name, Address and Tin.No. 

No. of Lost/ Stolen/ SI.No . of Lost/ Stolen Reasons for declaring the 
INo. of Dealers 

Destroyed Forms or Destroyed Forms forms obsolete or invalid . 
1: M/s V - Guard Industries Ltd. Kashipur. 

U.K.VAT/ C - 2009 

Lost 
Tin No -05007721613 

(Form -C ) --01 

0433255 
2. M /s Pharma Linkars, Kashipur. 

.U.K.VAT / C - 2007 

Lost 
Tin No -05002395634 

( Form- C ) -- 02 

711371,845882 
3 . Ms Devrishi Papers Pvt.Ltd . Jaspur . 

U.K.VAT/ C - 2012 

Lost 
Tin No - 05005930605 

(Form- C )-- 01 

0165835 


DILIP JAWALKAR , 
Commissioner Tax, Uttarakhand . 


. 


क्र ० 


(02 ) 


( फार्म - अनुभाग) 

विज्ञप्ति 

10 फरवरी , 2015 ई ० 
पत्रांक 5176 / आयु०कर, उत्तरा0 / फार्म - अनु 0 / 2014--15 / आ 0 घो ० प० / खोया / चोरी / नष्ट हुए / 
दे० दून - उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली -2005 के नियम -30(12) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके , मैं , 
एडीशनल कमिश्नर , वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड, निम्नलिखित सूची में उल्लिखित प्रान्तीय प्रपत्र फार्म -16 / फार्म -11 
जिनके खो जाने / चोरी हो जाने / मिसिंग हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम -30 के उपनियम (9 ) 
के अन्तर्गत सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं , को तत्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करता हूँ : 

खोये / चोरी / खोये / चोरी / नष्ट हुए 

फार्म / स्टैम्प को 
स / व्यापारी का नाम व पता नष्ट हुए फार्मों / फार्मो / स्टैम्प की 

अवैध घोषित किये 
स्टैम्प की संख्या सीरीज व क्रमांक 

जाने का कारण 
1. सर्वश्री न्यूट्रिक इन्फोरमेशन लि 0, खसरा नं०-1064 / 2, प्ररुप-XVI. 

U.K.VAT - M2012 

खोने के कारण 

5439589,4516031 
ग्राउण्ड फ्लोर, जी 0एम 0एस 0 रोड़, देहरादून । 

टिन -05000930449 
2. सर्वश्री क्रियेटिव प्रोप्लास्ट , प्लॉट -58, सेक्टर-2 आई.आई.ई. प्ररुप-XVI 

U.K.VAT - M2012 

खोने के कारण 

4422596 
सिडकुल , हरिद्वार । टिन -05011192273 

( 01 ) 
| 3. J सर्वश्री राम चन्द्र श्री निवास, नवीन मण्डी स्थल मंगलौर 

प्ररुप- XVI U.K.VAT- M 2012 

खोने के कारण 
टाउन, रूड़की । टिन -050041084802 

( 01) 
4. सर्वश्री ईबेल फैशन्स प्रालि0, दहियाकी, रूड़की । 

प्ररुप-XVI U.K.VAT - M2012 

खोने के कारण 

4465550 
टिन -05013452179 
5. सर्वश्री लाईफ स्टाइल , मैन बाजार , काशीपुर । 

प्ररुप- XVI U.K.VAT- M2012 

खोने के कारण 
टिन -05008366566 

( 01) 

• 1438157 
6. सर्वश्री एन0 आर0 बी 0 बियरिंग लि 0, पंतनगर । 

प्ररुप-XI U.K.VAT - M 2012 

खोने के कारण 
टिन -05007226719 

( 08 ) 0372607,0372610,0372847 , 0372917, 

0372946,0372948,0372949,0373133 
7:| सर्वश्री पी ०एस० बी ० पेपर्स, मॉडल कालौनी, रूद्रपुर । 

प्ररुप-XVI U.K.VAT- M 2012 

खोने के कारण 
टिन- 05004663009 

( 01) 
| 8. सर्वश्री शिव अम्बे कैमिकल्स, केलाखेड़ा बाजपुर । 

प्ररुप- XVI U.K.VAT - M 2012 

खोने के कारण 
टिन- 05011653217 

( 02) 

4842409,4842410 
9. सर्वश्री कन्हैया लाल विनोद कुमार, चौक बाजार, 

प्ररुप-XI U.K.VAT - M 2012 

खोने के कारण 
अल्मोड़ । टिन- 05000137474 

( 01) 

2037419 


6028412 


(01 ) 


2442488 


पीयूष कुमार, 
एडीशनल कमिश्नर , वाणिज्य कर, 

मुख्यालय, देहरादून । 


भाग 1 - क ] 


उत्तराखण्ड गजट , 11 अप्रैल, 2015 ई० ( चैत्र 21, 1937 शक सम्वत् ) 


183. 


पंचायतीराज अनुभाग -1 

कार्यालय ज्ञाप 


10 फरवरी, 2015 ई ० 
संख्या 316 /4XII(1 )/15-92( 05)/2007- उत्तराखण्ड जिला योजना समिति अधिनियम, 2007 की धारा 4 ( 4) 
एवं जिला योजना समिति नियमावली, 2010 के नियम -4(7) में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत उत्तराखण्ड जिला 
योजना समिति की धारा 4, धारा 6 की उपधारा 3 एवं धारा 7, 9 , 12 व धारा 15 की उपधारा 3 
जिला योजना समिति (संशोधन ) अध्यादेश, 2015 में दी गयी व्यवस्थानुसार उत्तराखण्ड के निम्नांकित जनपदों में 
निम्नलिखित सदस्यों को जिला योजना समिति में सदस्य के रूप में नामित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय 
सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 


या 


त्तराखण्ड 


12 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


2 


-------- 


3 


जनपद - देहरादून 

श्री किशन नेगी पुत्र श्री जय सिंह, ग्राम व पो . मालदेवता, देहरादून । 

श्री रोहित पुण्डीर, ग्राम बाड़वाला , पो . अम्बाड़ी, देहरादून । 
जनपद - हरिद्वार 

श्री अरविंद कुमार नागिया पुत्र श्री बलदेव सिंह, निवासी सुनहेरा, पो . रूड़की, हरिद्वार । 
श्री आजाद सिंह पुत्र श्री करणपाल सिंह, गणेशपुर , रूड़की, हरिद्वार । 
श्री चन्द्रपाल पुत्र श्री घासी राम, मोहनपुर ग्राम व पो . रूड़की, हरिद्वार । 
श्री मोहम्मद अरसद पुत्र स्व. सईद अहमद, गाँव मोहम्मदपुरा, मोहनपुरा, तहसील रूड़की, हरिद्वार । 
श्री तबरेज आलम, ग्राम जसोदरपुर, पो . ऐंथल, हरिद्वार । 

श्री विनोद रावत, आर्यनगर, लालढाँग, हरिद्वार । 
जनपद - ऊधमसिंहनगर 
श्री सरदारा सिंह, ग्राम पतरामपुर, 

पो . जसपुर, 

ऊधमसिंहनगर । 
श्री प्रकाश चन्द्र तिवारी, ग्राम नगला तराई, पो . खाली मोहबट, खटीमा, ऊधमसिंहनगर । 
श्री खड़क सिंह ताकुली, स्थान व पो . पंतनगर, ऊधमसिंहनगर । 
श्री सुरेश गंगवार पुत्र श्री ईश्वरी प्रसाद , रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर । 

श्री रणजीत (सोनू) ग्राम नमूना, पो . बाजपुर , ऊधमसिंहनगरं । 
जनपद - नैनीताल 

श्री तारा दत्त पाण्डे, ग्राम व पो . पदमपुरी, नैनीताल । 
श्री महेन्द्र चौधरी, ग्राम मायारामपुर, पो . कोटाबाग , नैनीताल । 
श्री पृथ्वीपाल, पूर्व प्रधान पुत्र स्व . श्री मनीराम, ओड़ाबासकोट , वि.ख. बेतालघाट , नैनीताल । 

श्री गिरधर सिंह बम, ग्राम इन्द्रानगर -2, कार रोड़, बिंदुखत्ता , पो. लालकुआँ, नैनीताल । 
जनपद - पौड़ी गढ़वाल 

श्री ध्यान सिंह नेगी, ग्राम बरगाँव , पो. गोदा, पट्टी कन्डारस्यूँ, पौड़ी । 
श्री बिजेन्द्र सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह, कुम्भी चौड़, कोटद्वार , पौड़ी । 

श्री नरेन्द्र सिंह नेगी, ग्राम पंडोली, यमकेश्वर पौड़ी । 
जनपद - अल्मोड़ा 

श्री चन्दन सिंह बिष्ट पुत्र स्व . श्री बहादुर सिंह, प्यूड़ा चौगाँव, पो . सकलानी, अल्मोड़ा । 
श्री चन्द्र प्रकाश जोशी पुत्र श्री दामोदर जोशी, ग्राम खेड़दा, लमगड़ा, अल्मोड़ा । 
श्री हीरा सिंह भाकुनी, ग्राम व पो . भगतोला, अल्मोड़ा । 


4 . 


5 


1 


2 


3 


4 


1 


2 


3 


1 


2 


3 


184 


उत्तराखण्ड गजट , 11 अप्रैल, 2015 ई ० ( चैत्र 21, 1937 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 - क 


2 


3 


ܢܝ 


2 


3 


. 


1 


जनपद -टिहरी गढ़वाल 

श्री रतन सिंह , ग्राम चौनाड़ा पो . चन्द्रेश्वरसैण, टिहरी । 
श्री साहब सिंह सजवाण, स्थान व पो . चंबा, टिहरी । 

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी पुत्र श्री भगवान सिंह भण्डारी, ग्राम खाड़ी, टिहरी । 
जनपद -पिथौरागढ़ 

श्री मनोज सिंह माहरा पुत्र श्री कल्याण सिंह, गंगोलीहाट , पिथौरागढ़ । 
श्री भुवन पाण्डेय ग्राम - जाखणी, पो . बिण, पिथौरागढ़ । 

श्री ललित सिंह भण्डारी, स्थान व पो . डीडीहाट, पिथौरागढ़ । 
जनपद- उत्तरकाशी 

श्री मनोज राजा पुत्र श्री तारा सिंह, ग्राम - रैथल, पो . भटवाड़ी, उत्तरकाशी । 

श्री आनन्द सिंह पंवार, एडवोकेट , स्थान व पो . उत्तरकाशी । 
जनपद - बागेश्वर 

श्री उमेश जोशी पुत्र श्री देवी दत्त जोशी, ग्रामीण उत्थान समिति , कपकोट, बागेश्वर । 

श्री भुवन साही पुत्र श्री हयात सिंह साही, ग्राम व पो . असाँ, कपकोट, बागेश्वर । 
जनपद - चंपावत 

श्री पूरन कठायत , ग्राम व पो . चंपावत । 

श्री शैलेन्द्र राय, स्थान व पो . चंपावत । 
जनपद - रूद्रप्रयाग 

श्री रविन्द्र सिंह चौहान, ग्राम रेवर पो . गुप्तकाशी, ऊखीमठ । 

श्री महेन्द्र सिंह नेगी , स्थान व पो . रूद्रप्रयाग । 
जनपद - चमोली 


2 


1 


2 


1 


2 


1 


2 


1 


श्रीमती रजनी देवी, विवेकानंद कॉलोनी, गोपेश्वर, चमोली । 
श्री प्रदीप बुटोला पुत्र बलवंत सिंह, ग्राम विनायक, पो.ऑ. - मीन, नारायणबगड़, 

चमोली । 
उक्त के अतिरिक्त जिला योजना समिति में शेष निर्वाचित / आमंत्रित सदस्य यथावत बने 


2 . 


रहेंगे । 


आज्ञा से , 


विनोद फोनिया, 

सचिव । 


कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड 

( फार्म - अनुभाग ) 

विज्ञप्ति 

16 फरवरी, 2015 ई ० 
पत्रांक 5334 / आयु० कर , उत्तरा ० / फार्म - अनु 0 / 2014-15 / आ o घो 0 प 0 / खोया / चोरी / नष्ट हुए / 
देदून - उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली-2005 के नियम -30 (12 ) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके , मैं , 
एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड, निम्नलिखित सूची में उल्लिखित प्रान्तीय प्रपत्र फार्म -16 / फार्म -11 
जिनके खो जाने / चोरी हो जाने / मिसिंग हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम -30 के उपनियम ( 9 ) 
के अन्तर्गत सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं , को तत्कालिक से अवैध घोषित करता हूँ : 


भाग 1 - क ]. उत्तराखण्ड गजट , 11 अप्रैल , 2015 ई० ( चैत्र 21, 1937 शक सम्वत् ) 

185 
क्र 

खोये / चोरी / खोये / चोरी / नष्ट हुए फार्म / स्टैम्प को 
स ० व्यापारी का नाम व पता 

नष्ट हुए फार्मों / फार्मो / स्टैम्प की अवैध घोषित किये 

स्टैम्प की संख्या सीरीज व क्रमांक जाने का कारण 
1. सर्वश्री कार्तिकेय एन्टरप्राईजेज, 254 आदर्श ग्राम, ऋषिकेश । 

प्ररुप- XVI U.K.VAT - M2012 

खोने के कारण 
टिन-05007811726 

(01 ) 

5386433 
2. डिप्टी कमिश्नर( क ०नि ०)-7, वाणिज्य कर, विकासनगर । 

प्ररुप -11 

U.KAVAT - C 2009 मिसिंग होने के 
( 01 ) 106493 

कारण 
| 3. | सर्वश्री ग्लोबल कन्स्ट्रक्शन, नई टिहरी । टिन-05007907368 

प्ररुप-XVI U.K.VAT - M 2012 

खोने के कारण 

( 03) 0896790,0896791,0896017 
| 4.| सर्वश्री हिमालय ड्रग्स कम्पनी, सहारनपुर रोड़, देहरादून । 

प्ररुप-XVI U.K.VAT- M 2012 

खोने के कारण 
टिन -05005517288 

( 01 ) 

4986511 
5. सर्वश्री ग्रीनकेयर सोल्यूशन, 56/6, कृष्णा नगर, रूड़की । 

प्ररुप- XVI U.K.VAT - M 2012 

खोने के कारण 
टिन-05007232054 

2842747 

(01 ) 
6. सर्वश्री मानसी कम्प्यूट्रोनिक्स, काशीपुर । टिन -05002552774 

प्ररुप-XM U.K.VAT - M 2012 

खोने के कारण 
(02 ) 

3346638,3346639 
7.| सर्वश्री भारत हार्डवेयर स्टोर, काशीपुर । टिन- 05002290874 प्ररूप-XVI U.K.VAT - M2012 1439099 

( 04 ) 1439109, 3263459, 3263466 खोने के कारण 
8. | सर्वश्री यूरेशिया डोरडिवाईसेस, पन्तनगर । टिन- 05006531132 
प्ररुप-XVI 

U.K.VAT - M 2012 

खोने के कारण 
( 01 ) 

4768272 
9. सर्वश्री योगेश कुमार गुप्ता, हल्द्वानी । टिन- 05001715470 

प्ररूप- XVI U.K.VAT - M2012 

खोने के कारण 
( 01 ) 

4671752 


पीयूष कुमार, 
एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर , 

मुख्यालय, देहरादून । 


कार्यालय : जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत ). हरिद्वार 


2 . 


, 


सूचना 

19 फरवरी, 2015 ई ० 
संख्या 1411 / पंचास्थानि / त्रि ० पं 0 उप निर्वाचन / उप प्रधान ( अधिसूचना) / 2015 - राज्य निर्वाचन आयोग , 
उत्तराखण्ड की अधिसूचना पत्र संख्या -3826 / रा0 नि 0 आ 0 अनु०-2 / 1775 / 2014 दिनांक 18-02-2015 के क्रम में 
उत्तराखण्ड राज्य के जनपद हरिद्वार की ग्राम पंचायतों के विभिन्न प्रकार से रिक्त उप प्रधान पद के रिक्त पदों 
पर निर्वाचन / उप निर्वाचन शीघ्र कराया जाना आवश्यक है । 

अतः, मैं , जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी (पं 0), हरिद्वार , एतद्वारा निर्देश देता हूँ कि जनपद 
हरिद्वार की ग्राम पंचायतों के उप प्रधान ग्राम पंचायत के उक्त प्रकार से रिक्त पदों पर उप निर्वाचन निम्नांकित 
विनिर्दिष्ट समय - सारिणी के अनुसार कराये जायेंगे : 
नाम निर्देशन पत्रों को नाम निर्देशन पत्रों नाम वापसी हेतु निर्वाचन प्रतीक मतदान का 

मतगणना का 
जमा करने का 

की जांच का 

दिनांक व समय आवंटन का दिनांक व समय दिनांक व समय 
दिनांक व समय दिनांक व समय 

दिनांक व समय 

5 

6 
28.02.2015 

28.02.2015 28.02.2015 

28.02.2015 28.02.2015 
( पूर्वान्ह 10.00 बजे से (पूर्वान्ह 11.00 (दिन के 12.00 ( अपरान्ह 12.30 (अपरान्ह 13.30 ( अपरान्ह 16.00 
पूर्वान्ह 11.00 बजे बजे से दिन के बजे से अपरान्ह 

बजे से अपरान्ह बजे से अपरान्ह 

बजे से कार्य की 
तक ) 12.00 बजे तक ) 12.30 बजे तक ) 13.00 बजे तक) 15.30 बजे तक ) 

समाप्ति तक) 


3 


4 


2 
28.02.2015 


रिक्त पदों का विवरण जहां निर्वाचन होने है: 


विकास खण्ड का नाम 

रूडकी 
लक्सर 


रिक्त पद का नाम 
उप प्रधान ग्राम पंचायत 
उप प्रधान ग्राम पंचायत 


ग्राम पंचायत का नाम 

मेहवड कला 
नेतवाला सेदाबाद 


- 


--- 


-... 


--- 


186 


उत्तराखण्ड गजट , 11 अप्रैल, 2015 ई० ( चैत्र 21, 1937 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 - क 


28. 


सम्बन्धित निर्वाचन अधिकारी(पं0) / रिटर्निग अधिकारी - संबंधित -ग्राम - पंचायत के उप –प्रधान के पद पर 
निर्वाचन / उप निर्वाचन हेतु रिक्त प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का पूर्ण विवरण देते हुए अपने स्तर से सूचना दिनांक 
02.2015 को जारी करेंगे और उसकी एक प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को तत्काल प्रेषित करेंगे । सम्बन्धित खण्ड 
विकास अधिकारी द्वारा इस निर्वाचन कार्यक्रम का स्थानीय समाचार - पत्रों में व्यापक प्रचार - प्रसार निःशुल्क कराया 
जायेगा, तथा संबंधित गांवों में मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को इसकी सूचना दी जायेगी । सार्वजनिक जानकारी हेतु ग्राम 
पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत , तहसील कार्यालय और जिलाधिकारी कार्यालय के सूचना पटों पर यह कार्यक्रम 
प्रकाशित किये जायेंगे । 

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम , 1947 ) (यथासंशोधित) अनुकूल एवं उपान्तरण आदेश तथा 
उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश पंचायत राज ( सदस्यो, प्रधानो और उप प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली, 1994) अनुकूल एवं 
उपान्तरण आदेश , 2002 तथा तद्धीन प्रख्यापित निर्वाचक नामावलियों के अनुसार इन निर्वाचनों में वही निर्वाचन 
प्रकिया अपनायी जायेगी जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन हेतु निर्धारित एवं 
निर्देशित है । उप प्रधान के इन पदों के विषय में नामांकन पत्र दाखिल करने, उनकी जांच, नाम वापसी तथा निर्वाचन 
प्रतीक आवंटित करने का कार्य, मतदान, मतों की गणना एवं परिणाम की घोषणा संबंधित ग्राम पंचायत मुख्यालय पर 
की जायेगी । 


4 . 


उप प्रधान ग्राम पंचायत पद के निर्वाचन हेतु नाम निर्देशन पत्रों की बिकी दिनांक 25.02.2015, 26.02.2015, 
एवं 27.02.2015 को पूर्वान्ह 10.09 बजे से अपरान्ह 05.00 बजे तक क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर तथा तदोपरान्त दिनांक 
28.02.2015 को पूर्वान्ह 08.00 बजे से पूर्वान्ह 09.30 बजे तक संबंधित ग्राम पंचायत में निर्दिष्ट स्थान पर की जायेगी । 


एच ० सी ० सेमवाल , 

जिलाधिकारी / 
जिला निर्वाचन अधिकारी, 

हरिद्वार । 


कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत , देहरादून 

सूचना 

19 फरवरी, 2015 ई ० 
संख्या 1286 / त्रि ०पंचा0निर्वा०-2015 / 2015 - राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून की अधिसूचना 
संख्या -3826 / रा 0 नि 0 आ0-2 / 1775 / 2014 , देहरादून ,दिनांक 18 फरवरी, 2015 द्वारा “ भारत का संविधान " के 
अनुच्छेद 243ट के अधीन उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या -339/ XII( 1)/15-86( 17)/2013,दिनांक 16 फरवरी, 
2015 के क्रम में ग्राम पंचायतों के उपप्रधान पद पर निर्वाचन हेतु कार्यक्रम अधिसूचित किया गया है । 

अतः, मैं , रविनाथ रमन, जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी ( पंचायत), देहरादून की 04 ग्राम 
पंचायतों के उप प्रधान पदों पर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट निम्न समय सारिणी के अनुसार निर्वाचन 
कराये जाने का आदेश देता हूँ । 

इस निर्वाचन में वही प्रक्रिया अपनाई जायेगी जो राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा निर्धारित एवं 
निर्देशित है । 


भाग 1 - क ] . 


187 


| नाम निर्देशन 


पत्रों को जमा 

करने का 
दिनांक व 


उत्तराखण्ड गजट, 11 अप्रैल, 2015 ई ० ( चैत्र 21, 1937 शक सम्वत् ) 
नाम निर्देशन 

नाम वापसी हेतु निर्वाचन चिन्ह मतदान का 
पत्रों की जांच दिनांक व समय आंबटन का 

दिनांक व समय 
का दिनांक व 

दिनांक व समय 
समय 


मतगणना का 
दिनांक व 
समयः 


समय 


2 


5 


28.02.2015 28.02.2015 28.02.2015 28.02.2015 28.02.2015 28.02.2015 

(पूर्वाह्न (पूर्वाहन ( दोपहर ( अपराह्न ( अपराह्न ( अपराहन 
10.00 बजे से 11.00 बजे से 12.00 बजे से 12.30 बजे से 13:30 बजे से 

16.00 बजे से 
पूर्वाह्न दोपहर अपराह्न अपराह्न अपराह्न कार्य की 
11.00बजे तक ) 12.00 बजे तक ) | 12.30 बजे तक ) | 13.00 बजे तक) 15.30 बजे तक ) समाप्ति तक) 


उपप्रधान के पद हेतु नाम निर्देशन पत्रों को प्रस्तुत किया जाना, नाम निर्देशन पत्रों की 
जांच, नाम वापसी, निर्वाचन चिन्ह आंबटन, मतदान तथा मतगणना का कार्य एवं परिणाम की 
घोषणा सम्बन्धित समस्त कार्य ग्राम पंचायत मुख्यालय पर कराया जायेगा । 

उत्तर प्रदेश पंचायत राज ( सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली, 
1994 ( उत्तराखण्ड राज्य में यथा संशोधित एवं यथाप्रवृत) के नियम 117(1) में दी गयी 
व्यवस्था के अनुसार उप प्रधान के निर्वाचन के लिये निर्वाचन अधिकारी दिनांक -28.02: 2015 
को अपने से सम्बन्धित ग्राम पंचायत की बैठक बुलायेंगे । उक्त बैठक ग्राम पंचायत के पंचायत 
भवन, ग्राम पंचायत में स्थित विद्यालय भवन अथवा अन्य किसी सार्वजनिक स्थल पर (धार्मिक 
स्थल को छोडकर) ही आहूत की जायेगी, किसी व्यक्ति विशेष के निवास स्थान पर उक्त 
बैठक कदापि आहूत नहीं की जायेगी । 

समस्त खण्ड विकास अधिकारी उक्त निर्वाचन का व्यापक प्रचार - प्रसार करेंगे और 
समस्त ग्राम पंचायतों में सम्बन्धित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के माध्यम से इसकी 
जानकारी / सूचना देंगे । 
स्थान- देहरादून 
दिनांक- 19.02.2015 


188 


उत्तराखण्ड गजट , 11 अप्रैल, 2015 ई ० ( चैत्र 21 , 1937 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 - क 


उप प्रधान ग्राम पंचायत पद का निर्वाचन - 2014-15 

जनपद का नाम- देहरादून 


कं 0 सं 0 


विकासखण्ड 
का नाम 


-ग्राम 
पंचायतों 
की संख्या 


रिक्ति का 


1 


2 
चकराता 


3 
116 


01 . 


उप - प्रधान पदों का विवरण : उप प्रधान के पदों की 

रिक्ति का विवरण 
कुल निर्वाचित पदों व रिक्त पदों 
ग्राम 

की संख्या की संख्या पंचायत कारण 
मतदान निर्विरोध 

का नाम 
द्वारा निर्वाचित 
निर्वाचित 

5 
.06 108 02 बिजन सदस्यों के 

पद रिक्तः 
होने के 

कारण 
दाबला 

सदस्यों 
द्वारा शपथ 
नहीं ली 

गई 
04. 106 01 टुगरा समस्त 

सदस्यों के 


02 . 


कालसी 


111: 


पद रिक्त 


होने के 
कारण 


03 


55 


30 


25 


04 


विकासनगर 
सहसपुर 
रायपुर 


60 


32 


28 


05 


64 


21 


42 


01 


नेहरूग्राम मृत्यू होने 


के कारण 


06 


54 


33 


डोईवाला 
योग 


21 
114 


460 


342 


04 


रविनाथ रमन 
जिला मजिस्ट्रेट / 
जिला निर्वाचन अधिकारी, 
(पंचायत), देहरादून । 


पी ० एस ० यू० ( आर0 ई0 ) 15 हिन्दी गजट / 193 - भाग 1 - क -2015 ( कम्प्यूटर / रीजियो ) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


